सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ, 19 37 ( श० ) 


संख्या 459 राँची, गुरुवार , 


18 फरवरी, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


1 फरवरी, 2016 


संख्या -3/ पद.- 01 (ग )- 02/ 2015 का - 828 -- अपर सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 442 / 03, गृह 
जिला - दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची के 
पद को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 

__ संख्या - 3/पद .- 01 ( ग)-02/ 2015 का .- 829-- उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर उराँव , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 590 /03 , गृह जिला - लोहरदगा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -3/ पद.- 01 (ग )-02 /2015 का - 830 -- संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 18 फरवरी, 2016 
( कोटि क्रमांक - 626/03, गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास 
आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद.-01(ग)-02/2015 का - 831 -- उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री श्रीराम तिवारी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
477 /03 , गृह जिला - भोजपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , झारखण्ड राज्य 
मानवाधिकार आयोग , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद.- 01 ( ग )-02/ 2015 का - 832 -- सचिव , झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री जगत नारायण प्रसाद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 547/ 03, गृह जिला 
नालन्दा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3 /पद .- 01 ( ग)-02/ 2015 का - 833-- उप सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अमल कृष्ण सत्यजीत , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 709 / 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , सूचना 
प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या - 3/ पद .- 01( ग )-02 / 2015 का .- 834 -- उप सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती संध्या गुप्ता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
755 /03, गृह जिला - राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक खाद्य , दक्षिणी 
छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद.- 01 (ग )-02 / 2015 का0 - 835-- सहायक, बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती श्वेता , झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच , गृह जिला - पूर्णिया ) की सेवा राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्रीमती श्वेता को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा - 20 ) के तहत राँची 
जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 459 - 50 । 


